निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 40 ) 


1 फाल्गुन 1930 ( ) 
पटना, शुक्रवार , 20 फरवरी 2009 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2009 
सं0 सं0 का 0 / विविध -311 / 06-1234 - चतुर्दश बिहार विधान सभा के गठन के परिणामस्वरूप विभाग के 
कार्यों के सम्पादन में सुझाव देने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या -1021 दिनांक 26 अक्तूबर, 2006 के द्वारा 
संसदीय कार्य विभाग के लिए "विभागीय परामर्शदातृ समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया गया था : 


क्रम सं ० 


पदनाम 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


" 


3 . 


" 


4 . 


" 


5 . 


नाम 
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्री, संसदीय कार्य विभाग 
श्री राजेश प्रसाद सिंह , सदस्य विधान सभा 
श्री रामा किशोर सिंह , 
श्री राम निवास प्रसाद , 
श्री सैयद रूकनुदीन, 
श्री हरिनारायण सिंह , 
श्री सत्यनारायण सिंह, 
श्री आजाद गाँधी, सदस्य विधान परिषद् 
डा 0 श्रीमती ज्योति , 
प्रधान सचिव / सचिव , संसदीय कार्य विभाग 


" 


" 


6 . 


" 


7 . 


" 


8 . 


" 


9 . 


10 . 


सदस्य सचिव 


उक्त अधिसूचना में निम्न रूप से आंशिक भेदन किया जाता है : 


क्रम सं0–6 श्री हरिनारायण सिंह को राज्य मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया 
है । जिसकारण वे अपने अधीन के विभाग की विभागीय परामर्शदातृ समिति का पदेन अध्यक्ष हो गये । अतः, उनके 
स्थान पर श्री विश्वमोहन भारती, सदस्य बिहार विधान सभा को नामित किया जाता है । 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 20 फरवरी 2009 


क्रम सं0-8 श्री आजाद गॉधी दिनांक 07.05.2008 से बिहार विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहे । अतः, 
उनके स्थान पर इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से श्री नीरज कुमार, सदस्य, बिहार विधान परिषद् को 
नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण चन्द्र सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


18 फरवरी 2009 


सं 0 - सं 0 का 01 / विरोधी दल -09 / 2005-1276 - बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना 
संख्या - वि 0 प 0 अ 0 प्र0-213 / 2005- 87(1) वि ० प ०, दिनांक 13.01.2009 के द्वारा ज्ञात होता है कि माननीय सभापति , 
बिहार विधान परिषद् ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार विधान परिषद् में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्रदान करते 
हुए माननीय सदस्य श्री बादशाह प्रसाद आजाद को अधिसूचना की तिथि से मुख्य सचेतक , मुख्य विपक्षी दल के 
रूप में स्वीकृति प्रदान की है । 

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल , संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता ( वेतन भत्ते) नियमावली, 
2006 के नियम -3( ख) के आलोक में श्री बादशाह प्रसाद आजाद को दिनांक 13.01.2009 के प्रभाव से राज्य मंत्री 
की दर्जा, राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अरूण चन्द्र सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 40-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


